निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ट 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 665 ) पटना , शुक्रवार , 7 जून 2019 


वित्त विभाग 


आदेश 

6 जून 2019 
सं० 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2019– 4844 - श्री प्रशांत कुमार परीक्ष्यमान सहायक कोषागार पदाधिकारी , 
पूर्णिया को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक - 6647 दिनांक 20. 05 .2019 द्वारा नियुक्त परीक्ष्यमान वरीय उप 
समाहर्ता, सारण ( छपरा) के पद पर योगदान देने हेतु आदेश निर्गत की तिथि के अप० से विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिव शंकर मिश्र, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 665 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette . bih. nic.in 


